निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 35 


9 भाद्र 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

31 अगस्त 2016 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


उक्त 


--- 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-8 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश , 


, 


उच्च 


2 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2016 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह 

विभाग 
अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचनाएं 


1 अगस्त 2016 


सं ० अ0 नि 0 (01 ) 27 / 2015 / स्था 0 927— श्री रवीन्द्र नाथ मंडल , सेवानिवृत सहायक लोक अभियोजक ( सम्प्रति 
सेवानिवृत सहायक अभियोजन पदाधिकारी) ( वेतनमान 6500-10500 ) को दिनांक 09.08.1999 से वेतनमान 7500-12000 में 
प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन एवं दिनांक 24.11.2001 से वेतनमान 8000-13500 में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ 
तथा दिनांक 07.04.2003 से वेतनमान 12000-16500 में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती 


2. दिनांक 07.04.2003 से द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान 12000-16500 में स्वीकृत किये जाने 
फलस्वरूप अन्तर वेतन का भुगतान देय होगा तथा नया वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


क्र 


4 


5 


4 अगस्त 2016 
सं 0 अ0 नि 0 (01 ) 02 / 2014 / स्था 0 950 — विभागीय अधिसूचना संख्या 859 दिनांक 12.07.2016 द्वारा बिहार 
अभियोजन सेवा के निम्नलिखित नव प्रोन्नत अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारियों ( सेलेक्शन ग्रेड) / अपर लोक अभियोजकों 
( सेलेक्शन ग्रेड ) को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है: 
नव प्रोन्नत अनुमंडल अभियोजन 

वर्त्तमान पदनाम एवं नव पदस्थापन 

अभ्युक्ति 
पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड / अपर पदस्थापन 

कार्यालय का नाम 
लोक अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड स्थान / 
का नाम / गृह जिला / 

पदस्थापन 
वरीयता क्रमांक ( 2007 ) 

तिथि 
1 2 

3 
1 श्री शम्भुनाथ चौधरी 

दरभंगा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी , 
देवरिया ( उ 0 प्र0) / 51 

07.09.12 

सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, मधेपुरा । 
श्री शैलेश 

कुमार सिन्हा 

नवादा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, दिनांक 31.12.16 को 
नालंदा / 53 

30.07.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक सेवानिवृति । 

अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, नवादा । 
श्री अजीत कुमार साह 

पूर्णियाँ अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
भागलपुर / 54 

02.08.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, खगड़िया । 
श्री हिमांशु रंजन 

आरा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
पटना / 56 

जुलाई , 15 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड अनुमंडल 
अभियोजन कार्यालय 
सारण ( छपरा) । 


2 


3 


4 


बिहार गजट , , 31 अगस्त 2016 


3 


क्र 


अभ्युक्ति 


नव प्रोन्नत अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड / अपर 
लोक अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड 

का नाम / गृह जिला / 
वरीयता क्रमांक ( 2007 ) 


1 


2 


5 


5 


श्री मंसूर आलम 
भोजपुर( आरा) / 58 


6 


श्री विजय कुमार न0 1 
पटना / 59 


7 


श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्त 
रोहतास / 61 


8 


श्री सुधीर कुमार 
नवादा / 67 


9 | श्री 


श्री प्रभुनाथ सिंह 
देवरिया / 68 


वर्तमान पदनाम एवं नव पदस्थापन 
पदस्थापन 

कार्यालय का नाम 
स्थान / 
पदस्थापन 
तिथि 
3 

4 
मधेपुरा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
03.09.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय 

बिहारशरीफ ( नालन्दा) । 
सुपौल अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
13.09.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, मधुबनी । 
शेरघाटी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
12.01.13 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय बेतिया 

( पश्चिमी चम्पारण ) । 
बाढ़ अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
21.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय , भागलपुर । 
मुजफ्फरपुर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 

( प० ) सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
20.12.12 अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, अररिया । 
हिलसा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
22.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय, पटना सिटी 

( पटना) । 
झंझारपुर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
22.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड अनुमंडल 
अभियोजन कार्यालय 

हिलसा ( नालन्दा) । 
पटनासिटी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी , 
24.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, गोपालगंज । 
दलसिंहसराय अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
19.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा । 
वैशाली सहायक निदेशक (विधि ) 
22.12.12 अभियोजन निदेशालय 

बिहार, पटना । 


10 | श्री सुभाष कुमार 

सारण / 69 


11 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह 

वाराणसी / 70 


12 


श्री प्रमोद कुमार राय 
भोजपुर / 71 


13 | श्री शम्भु शाही 

गोरखपुर / 72 


14 | श्री फतह बहादुर सिंह 

आजमगढ़ / 73 


4 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2016 


क्र 


पदनाम एवं नव पदस्थापन 

कार्यालय का नाम 


अभ्युक्ति 


नव प्रोन्नत अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड / अपर 
लोक अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड 

का नाम / गृह जिला / 
वरीयता क्रमांक (2007 ) 


वर्तमान 
पदस्थापन 
स्थान / 
पदस्थापन 
तिथि 


1 


2 


3 


4 


15 | श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह 

मुंगेर / 75 


पटना 
18.01.13 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय , पटना । 


में 


5 
विभागीय पत्रांक 536 
दिनांक 27.05.2014 द्वारा 
विधि विभाग , बिहार, 
पटना के पत्रांक 1498 
दिनांक 28.02.2014 के 
आलोक 

आर्थिक 
अपराध ईकाई द्वारा 
भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम 1988 
अन्तर्गत दर्ज एवं 
अनुशंधानित कांडों की 
विशेष न्यायालय, पटना में 
पैरवी हेतु विशेष लोक 
अभियोजक नियुक्त । 


16 


श्री वशिष्ठ नारायण यादव 
सिवान / 76 


सिकरहना 
30.01.13 


17 | श्री ज्ञानचन्द भारद्वाज 

बेगुसराय / 77 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय, कटिहार | 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

मुजफ्फरपुर । 


मुजफ्फरपुर 
02.03.13 


विभागीय पत्रांक 536 
दिनांक 27.05.2014 द्वारा 
विधि विभाग , बिहार , 
पटना के पत्रांक 1498 
दिनांक 28.02.2014 के 
आलोक में आर्थिक 
अपराध ईकाई द्वारा 
भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम 

1988 
अन्तर्गत दर्ज एवं 
अनुशंधानित कांडों की 
विशेष न्यायालय, 
मुजफ्फरपुर में पैरवी हेतु 
विशेष लोक अभियोजक 
नियुक्त । 


18 


श्री सुधीर कुमार उपाध्याय 
देवरिया ( उ0 प्र 0) / 78 


अररिया 
18.02.13 


19 | श्री उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी 

देवरिया ( उ0 प्र0 ) / 79 


अभियोजन 
निदेशालय 
08.01.13 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक , सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय, सहरसा । 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी , 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर 
( वैशाली) । 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय , सीतामढ़ी । 


20 


श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 
गोरखपुर( उ0 प्र0) / 80 


मसौढ़ी 
22.12.12 


बिहार गजट , , 31 अगस्त 2016 


5 


क्र 


नव प्रोन्नत अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड / अपर 
लोक अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड 

का नाम / गृह जिला / 
वरीयता क्रमांक ( 2007 ) 


1 


2 


21 | श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला 

जौनपुर( उ0 प्र0) / 81 


22 | श्री दिनेश चन्द्र गुप्त 

गोरखपुर( उ0 प्र0) / 82 


23 | श्री अवधेश कुमार 

वाराणसी ( उ 0 प्र0 ) / 83 


24 


श्री अवधेश प्रसाद 
देवरिया ( उ0 प्र 0) / 84 


वर्तमान पदनाम एवं नव पदस्थापन 

अभ्युक्ति 
पदस्थापन 

कार्यालय का नाम 
स्थान / 
पदस्थापन 
तिथि 
3 4 

5 
विक्रमगंज अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
24.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, बक्सर | 
बक्सर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
सितम्बर, 13 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, शिवहर । 
कैमूर( भभुआ ) | अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
24.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय , सासाराम । 
रक्सौल अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
24.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, बाँका । 
बेतिया अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
22.12.12 

सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय । 
शिवहर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
24.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय , मोतिहारी । 
गया अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
22.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, कैमूर ( भभुआ ) 
नवगछिया अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
20.12.12 सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 

अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 

अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ । 
भोजपुर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, 
( आरा) सेलेक्शन ग्रेड / अपर लोक 
24.12.12 अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड जिला 
अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


25 | श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय 

गोरखपुर( उ0 प्र 0) / 86 


26 | श्री दीनदयाल खरे 

गोरखपुर( उ0 प्र0 ) / 87 


27 | श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र 

भोजपुर / 88 


28 


श्री अंजय कुमार 


सारण / 89 


29 | श्री दिनेश कुमार धर दूबे 

गोरखपुर( उ0 प्र0 ) / 90 


9 अगस्त 2016 


सं ० अनि0 (01) 36 / 2014 / स्था 0 958 — विभागीय अधिसूचना संख्या 860 दिनांक 12.07.2016 बिहार अभियोजन 
सेवा के निम्नलिखित नव प्रोन्नत जिला अभियोजन पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 में 
अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 


6 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2016 


क्र 


नव प्रोन्नत जिला अभियोजन 
पदाधिकारी का नाम / गृह जिला / 

वरीयता क्रमांक ( 2007 ) 


पदनाम एवं नव पदस्थापन 

कार्यालय का नाम 


अभ्युक्ति 


1 


2 


वर्तमान पदस्थापन 
स्थान / पदस्थापन 

तिथि 

3 
सीतामढी 
सितम्बर , 2011 

दरभंगा 


5 


1 


श्री सुनील कुमार 
पटना / 35 
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 
देवरिया ( ऊ 0 प्र 0) / 39 


2 


02.05.2013 


3 


गृह विभाग 


07.11.2014 


4 


श्री शलिलेश कुमार 
मुजफ्फरपुर / 40 
श्री स्वतंत्र वीर सिंह 
आजमगढ ( ऊ 0 प्र 0) / 43 
श्री विजय प्रताप सिंह 
देवरिया ( ऊ 0 प्र0) / 44 


मुजफ्फरपुर 
12.09.2011 

छपरा 


4 
जिला अभियोजन पदाधिकारी, 
जिला अभियोजन कार्यालय , गया । 
जिला अभियोजन पदाधिकारी, 
जिला अभियोजन कार्यालय, 
भागलपुर । 
उपनिदेशक(विधि ) अभियोजन 
निदेशालय, बिहार , पटना । 
जिला अभियोजन पदाधिकारी, 
जिला अभियोजन कार्यालय, पटना । 
जिला अभियोजन पदाधिकारी , 
जिला अभियोजन कार्यालय, 
मुजफ्फरपुर 
जिला अभियोजन पदाधिकारी , 
जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


5 


11.10.2011 


6 


श्री 


मधुबनी 


राजकुमार 

मंडल 
भागलपुर / 47 


22.09.2011 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 अगस्त 2016 
सं ० 1/ पी 0 एम 0 सी 0 /विविध/955/ 2014-202 - जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या -585 
दिनांक 14.07.2014 द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा कोसी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग से प्राप्त 
अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिसूचना संख्या-92 दिनांक 23.01.2015 द्वारा तकनीकी 
समिति को दिनांक 13.07.2015 तक प्रथम अवधि विस्तार, अधिसूचना संख्या-662 दिनांक 19.08.2015 द्वारा 
दिनांक 13.01.2016 तक द्वितीय अवधि विस्तार एवं अधिसूचना सख्या -62 दिनांक 25.01.2016 द्वारा दिनांक 
13.07.2016 तक तृतीय अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी थी । परन्तु समिति द्वारा कतिपय कारणों से जांच 
के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने के आलोक में समिति का अगले छ: माह अर्थात 13.01.2017 तक का अवधि 
विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए समिति को निम्न रूपेण पुनर्गठित किया जाता है: 

श्री इन्दु भूषण कुमार , 

अभियंता 

प्रमुख, मुख्यालय , जल संसाधन विभाग , पटना 
2. श्री राजेश कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण 

जल संसाधन विभाग, पटना 
3. श्री संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, पटना - सदस्य 
4. श्री योगेश्वर धारी सिंह, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, पटना 

-सदस्य - सचिव 
5. श्री संजय कुमार ओझा, कार्यपालक अभियंता 

बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल -18, पटना 

श्री परवेज अख्तर, अवर सचिव ( प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना, तकनीकी समिति को पूर्ववत् 
सहयोग प्रदान करेंगे । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
योगेश्वर धारी सिंह , संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


1 . 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


-सदस्य 


, 


बिहार गजट , , 31 अगस्त 2016 


7 


23 अगस्त 2016 


सं ० 1/ पी 0 एम 0 सी 0/ विविध/955/ 2014-203- जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-584 
दिनांक 14.07.2014 द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा कोसी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग से प्राप्त 
अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है । विभागीय अधिसूचना संख्या -91 दिनांक 23.01.2015 द्वारा 
तकनीकी समिति को दिनांक 13.07.2015 तक प्रथम अवधि विस्तार , अधिसूचना संख्या-661 दिनांक 
19.08.2015 द्वारा दिनांक 13.01.2016 तक द्वितीय अवधि विस्तार एवं अधिसूचना सख्या-63 दिनांक 
25.01.2016 द्वारा दिनांक 13.07.2016 तक तृतीय अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी थी परन्तु 
समिति द्वारा कतिपय कारणों से जांच के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने के आलोक में समिति का अगले 
छ : माह अर्थात 13.01.2017 तक की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए समिति को 
निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है : 
1. श्री राम पुकार रंजन , अभियंता 

प्रमुख , 
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना 
2. श्री शांति रंजन शर्मा, अधीक्षण अभियंता, 

बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल , पटना 
3. श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, अधीक्षण अभियंता, 

योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 , पटना 
4. श्री मुरलीधर सिंह, प्राध्यापक , 
(पर्या0 एवं ज 0 नि 0 ) वाल्मी, पटना 

सदस्य - सचिव 
श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख , मुख्यालय का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, 
पटना जांच समिति को पूर्ववत सहयोग प्रदान करेंगे । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
योगेश्वर धारी सिंह, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचना 

22 अगस्त 2016 
सं ० 2 / पी05-20-02 / 2013 गृ0 आ0-6536— श्री तौहिद परवेज ( मूल कोटि वरीयता 86/09 , क्रमांक -18 / 14 ) को 
अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर वेतनमान - पे बैण्ड 3+ ग्रेड पे 7600 / - में दिनांक 31.12.2012 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ श्री तौहिद परवेज से सामान्य कोटि के ठीक कनीय श्री शशिभूषण शर्मा (88/09 ) को 
अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि दिनांक 31.12.2012 से देय होगा । 

3. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

4. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम -22 (1 )( A )(1 ) में निहित प्रावधान के 
अन्तर्गत किया जायेगा । 

5. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस ० एल० पी ० ( सी ०) संख्या -29770 / 2015 में पारित 
आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
देव नारायण मण्डल , संयुक्त सचिव । 


8 


बिहार गजट , 31 अगस्त 2016 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


17 अगस्त 2016 


सं ० 6 / गो0-34-2 / 2016-3158 / वा 0 कर - श्री शरत चन्द्र , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
दरभंगा अंचल , दरभंगा को वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक के 
लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


